निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 कार्तिक 1934 ( NO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 1 नवम्बर 2012 


( सं0 पटना 588) 


सूचना एवं जन - सम्पर्क विभाग 


। 


। 


+ 


। 


। 


अधिसूचनाएं 

26 अक्तूबर 2012 
सं0 प्रेस ( शाखा) 85 / 2012 - 77 / सू0ज0स0वि0 — बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान नियमावली 2012 के 
नियम – 5 में निहित प्रावधान के आलोक में "बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान चयन समिति " का गठन निम्न प्रकार 
किया जाता है : 
1. प्रधान सचिव / सचिव, सूचना एवं जन - सम्पर्क विभाग , 

अध्यक्ष 
2. निदेशक , सूचना एवं जन - सम्पर्क विभाग 

सदस्य सचिव 
3. श्री गंगा प्रसाद , विशेष संवाददाता, जनसत्ता, पटना 

सदस्य 
श्रीमती रजनी शंकर, ब्यूरो प्रमुख, यू0एन0आई0, पटना 

सदस्य 
5 . श्री मेमन मैथ्यू, सिनियर रेसिडेंट एडिटर, हिन्दुस्तान टाईम्स, पटना 

सदस्य 
6. श्री दीपक कुमार, स्टाफ फोटोग्राफर, दी टेलीग्राफ , पटना 

सदस्य 
7. श्री शैवाल गुप्ता, अध्यक्ष, आद्री, पटना 

सदस्य 
8. डॉ० सैयद शाहबाज , स्थानीय संपादक , रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, पटना 

सदस्य 
9. श्री अरूण कुमार वर्मा, निदेशक , पत्र सूचना कार्यालय - सह - प्रभारी निदेशक ( समाचार) दूरदर्शन , पटना - सदस्य 

( 2) उक्त समिति की अवधि अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से दो वर्षों के लिए होगी । 

( 3) बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों / विशेष आमंत्रित सदस्यों को कोई दैनिक भत्ता / यात्रा भत्ता अनुमान्य 
नहीं होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

चंचल कुमार, 
सरकार के सचिव । 


। 


। 


। 


PER JGTC ( 37HTERUT), 1 qatol 2012 

The 26th October 2012 
No. Press ( Section ) 85 / 2012 - 77 /I & P . R . D . — Under the given rules regarding " Bihar 
Centenary Journalism Award Rules 2012 " ( in rule - 5 ) " Bihar Centenary Journalism Award 
Selection Committee" is constituted as below : 
1 . Principal Secretary /Secretary , 
Information & Public Relations Department 

Chairman 
2 . Director, Information & Public Relations Department 

Member Secretary 
Sri Ganga Prasad , Special Correspondent, Jansatta , Patna 

Member 
Smt. Rajni Shankar, Bureau chief, UNI, Patna 

Member 
5 . Sri Meman Mathew , Senior Resident Editor, Hindustan Times, Patna Member 
Sri Dipak Kumar, Staff Photographer, The Telegraph , Patna 

Member 
7 . Sri Shaiwal Gupta , Chairman , ADRI, Patna 

Member 
8 . Dr. Saiyad Shahbaj, Resident Editor, Rojanama Rashtriya Sahara, Patna Member 
9 . Sri Arun Kumar Verma, Director, Press Information Bureau -Cum 
In charge Director (News), Doordarshan ,Patna 

Member 
2 . The time period for " Bihar Centenary Journalism Award Selection Committee " 
shall be two years from the issue date of this notification . 

3 . No DA/ TA will be admissible to the members concerned for attending the 
meeting. 

By order of the Governor of Bihar , 

CHANCHAL KUMAR , 
Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JVC (HHTERUT ) 588 -571+ 200 -SOÃOutoi 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


